निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 870 ) पटना, बुधवार , 20 सितम्बर 2017 

सं० 15 / पी 6 – 03 / 2011 - 1704 

शिक्षा विभाग 


संकल्प 

20 सितम्बर 2017 
विषय: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के 

प्रधानाचार्यों को दिनांक 01. 01 . 2006 के प्रभाव से पी0बी0 3, ग्रेड पे0 रू0 6000 / - में सैद्धांतिक रूप से 

वेतन पुनरीक्षण एवं 01.04.2007 से पुनरीक्षित वेतनमान के आर्थिक लाभ की स्वीकृति । 

राज्य कर्मियों की भाँति राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के 
शिक्षकों / शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन का पुनरीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य 
सरकार द्वारा किया जाता है । इसी क्रम में राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों 
के शिक्षकों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01 .2006 के प्रभाव से मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या 
2374 दिनांक 29.07. 2010 द्वारा किया गया है । 

__ 2. विभागीय संकल्प संख्या 1263 दिनांक 05.08. 2016 द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय , 
दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 के 
प्रभाव से षष्ठम् पुनरीक्षण का लाभ तथा दिनांक 01.04. 2007 से आर्थिक लाभ की सुविधा प्रदान की जा चुकी है , परंतु 
उक्त संकल्प में इस कोटि के महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों के वेतनमान का पुनरीक्षण नहीं हो सका है । 

3. समीक्षोपरांत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के 
विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त प्रधानाचार्यों को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से षष्ठम् वेतन 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 सितम्बर 2017 
पुनरीक्षण का लाभ प्रतिस्थानी वेतनमान पी0बी0 3 ( 15600 - 39100 - ) एवं ग्रेड पे0 रू0 6000 / - में स्वीकृत किया जाता 
है । वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आर्थिक लाभ दिनांक 01. 04 .2007 के प्रभाव से प्रदान की जाएगी । 
4 . प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

- बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरशद फिरोज , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 870 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


